290 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 8 , 2010 (JYST. 18 , 1932 SAKA) 


[ PARTI 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा) 


रोहतक वृत्त 


दिनांक 1 जून , 2010 


- 


संख्या 28 आर0 ए0/199/ VI/01.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, 
सार्वजनिक प्रयोजन नामत: सड़क विस्तार हमायूंपुर , तहसील व जिला रोहतक से गढी सिसाना, तहसील खरखौदा , जिला सोनीपत के लिए ली 
जानी अपेक्षित है । जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अधीन हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग शाखा) रोहतक 
द्वारा अधिसूचना संख्या 28 आर०ए०/199/IV/54,दिनांक 21 जुलाई, 2009 को प्रकाशित की गई है । एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे 
विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है, जो इससे 
सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , लोक निर्माण विभाग ( भवन 
तथा मार्ग शाखा), सोनीपत को उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग ( भदन तथा मार्ग शाखा), सोनीपत के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल 


मुरब्बा नं ० 


खसरा नं ० 


कनाल - भरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


सोनीपत खरखौदा 


गदी सिसाना हन्द० नं027 


4 


- 


09 


32 


16/ 4मिन ( 0-0),17/ 2 मिन (0-6), 17/ 3मिन ( 0-0), 
24मिन (0-12), 25 मिन (0-8) 


33 4/1 मिन ( 0-2), 4/2/1 मिन (0-6 ), 4/2/2 मिन (0-1 ), 

5 मिन ( 0-8), 6 मिन ( 0-8 ), 7/1/1 मिन (0-1), 
7/ 1/2मिन ( 0-0), 7/1/3 मिन ( 0-2), 7/2 मिन (0-4 ), 
14 मिन ( 0-8), 15/1/1 मिन ( 0-1), 15/1/2 मिन ( 0-1), 
15/1/17मिन (0-1 ), 15/1/18 मिन ( 0-1 ), 
15/2/1 मिन ( 0-1 ), 15/2/16 मिन (0-1 ) , 
15/2/17 मिन (0-1 ), 15/2/18 मिन (0-1 ) , 
16/ 1मिन ( 0-1), 16/9 मिन (0-1 ), 16/17 मिन 
( 0-1 ), 16/18 मिन ( 0-1 ), 16/22 मिन (0-1 ), 
16/23 मिन (0-1), 16/27 मिन ( 0-1), 17/1 मिन 

( 0-3), 17/2 मिन (0-5 ) 
( कुल क्षेत्रफल 4 कनाल 9 मरला ) 


( हस्ता०) ..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं सड़कें शाखा), 

रोहतक वृत्त , रोहतक । 


PARTI ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 8 , 2010 (JYST. 18 , 1932 SAKA ) 


291 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING & ROADS BRACH ), ROHTAK CIRCLE 


Dated 1st June , 2010 


No. 28RA / 199 /01/01.- Whercas, the Governor of Haryana is satisficd that land below is a road from Hamayupur , 
Teh . & Distt . Rohtak , Rohtak to Garhi Sisana Road , Tehsil Kharkhoda , District Sonepat for which notification No. 
28RA / 199 / V /54 , dated 21st July , 2009 under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 has been published . 


It is therefore hereby declare that the land described in the specification below is required for the aforesaid 
purpose . 


This declaration made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for all to whom it 
may concern and under the provisions of Section 7 of the said Act, the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition 
Collector, P. W. D. (B & R Branch ), Sonepat is hereby directed to take orders for acquisition of the said landi . 


Plans of land may be inspected in the office of the District Revenue Officer -cum - Land Acquisition Coilector, 
P.W.D. ( B & R Branch ), Sonepat . 


Specification 


District 


Tehsil 


Locality & 
& HB, Nc. 


Area in 
K.-M. 


Rectangle 
Khasra No. & Area 


- 


2 


3 


4 


5 


Sonepat 


Kharkhoda 


44-9 


32 


Garhi Sisana 
H.B.No. 27 


16 / 4Min (0-0 ), 07 / 2Min (0-6 ) , 
17 / 3Min (0-0 ) , 24Min (0-12 ); 
25Min (0-18 ) 


33 


4/1 Min (0-2) . 4/2/1 Min (0-6 ), 
4/2/2 Min (0-1 ), 5 Min (0-8 ), 6 Min 
(0-8 ), 7/1/1 Min (0-1) , 7 / 1/2Min (0-0 ). 
7/1/3 Min (0-2 ), 7/2 Min (0-4 ), 14 Min 
(0-8 ), 15/1/1 Min ( 0-1), 15/1/2 Min 
(0-1), 15 / 1/ 17Min (0-1), 15/1/18 Min 
(0-1), 15/2/1 Min (0-1) , 15/2/16 Min 
(0-1 ), 15/2/17 Min (0-1), 15/2/18 
Min ( 0-1 ), 16/1Min (0-1). 16/9 Min 
(0-1 ), 16/17 Min (0-1) , 16/18 Min 
(0-1), 16/22 Min ( 0-1), 16/23 Min 
(0-1), 16/27 Min (0-1 ) , 1771 Min 
(0-3 ), 17/2 Min (0-5 ). 


( Total Area 4 Kanal 9 Marla ) 


. 


( Sd. )..., 
Superintending Engineer , 
Rohtak Circle , P.W.D.( B . & R. Branch ), 

Rohtak . 


